रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


WATCH 


: 


TTA . TIPFF 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 28, 2017 / पौष 7 , 1939 
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER28, 2017/ PAUSA 7 , 1939 


सं . 3568 ] 
No . 3568 ] 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 2017 
का . आ .4082( अ). – विनाशक कीट और नाशीजीव अधिनियम , 1914 (1914 का 2 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 में 
पुन : संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1 ) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) ( दसवां संशोधन ) आदेश , 
2017 कहा जाएगा । 
( 2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 
2 संगरोध (भारत से आयात का विनियमन ) आदेश, 2003, के पाठ | में क्रमांक संख्या XXXIV के बाद शीर्षक परिभाषा के 
अंतर्गत खंड 2 से संबंधित वर्तमान प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जायेगी । नामत : 
( XXXV ) पशु चारा - सामूहिक -कुचला हुआ बीज/पैलेट/ शुष्क कैक खरपतवार बीजों बैक्टीरिया और फंगस पैथोजेन से मुक्त 


3. पौध संगरोध ( भारत में आयात के विनियमन) आदेश, 2003 के अनुसूची 1 में क्रमांक सं . 43 के बाद “सीपोर्टस ” शीषर्क के 
अंतर्गत और क्रमांक सं . 20, संख्या उसमें संबंधित प्रविशिष्टियों 914 “एयर पोर्ट " शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित क्रमांक 
और प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी नामत: 
सीपोर्ट 

एयर पोर्ट 
44 कामराजार पोर्ट, चेन्नई ( तमिलनाडु ) 

20 हालकान औजार एयर पोर्ट नासिक ( महाराष्ट्र ) 


7431GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


4. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश 2003 के अनुसूची II. क्रमांक संख्या 71 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियां में के बाद निम्नलिखित क्रमांक सं . और प्रविष्टियां जोडी जाएंगी नामत : 
स्थान राज्य स्थिति 

पादप संगरोध का न्याय 
" 72 तुब (तालुबारगांव ) गुजरात इनलैंड कन्टेनर डिपो क्षेत्रिय पादप संगरोध केंद्र , 

मुम्बई ” 


5 . अनूसूची- VI में संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 की अनूसूची - VII में : 
वर्तमान क्रमांक संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की 
जायेगी नामत : 
“19 पशु चारा - सामूहिक - कुचला हुआ बीज/ लेट / शुष्क केक खरपतवार बीज, बैक्टीरिया और फंगल पैथोजन से मुक्त है। " 


[ फा . सं .- 8- 21/ 2017 -पीपी - II ] 


अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी: - पादप संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का . आ . 1322 ( अ ) 

में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी , 2004 के का . आ . 167 ( अ ), 29 मार्च, 2004 के 
का . आ . 427 ( अ ), 31 मई, 2004 के का . आ . 644 ( अ), 25 फरवरी, 2005 के का . आ . 263 ( अ) , 31 मार्च, 
2005 के का . आ . 462 ( अ ), 14 जुलाई, 2006 के का . आ . 1121 ( अ), 31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353 ( अ ) , 
31 अक्टूबर, 2006 के का . आ . 1873 ( अ ), 6 दिसम्बर , 2006 के का . आ . 2074 ( अ) , 3 दिसम्बर , 2007 के 
का . आ . 2069 ( अ), 1 जनवरी , 2008 के का . आ . 3 ( अ), 8 दिसम्बर , 2008 के का. आ . 2847 ( अ), 
15 दिसम्बर , 2008 के का . आ. 2888 (अ), 9 सितम्बर , 2009 के का . आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर , 2009 के 
का . आ . 2390 ( अ), 23 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3269 ( अ), 24 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3298 ( अ), 
21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 907 ( अ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ . 2095 ( अ) , 15 सितम्बर , 2010 के 
का . आ . 2284 ( अ ), 11 अक्टूबर , 2010 के का . आ . 2516 ( अ ) , 4 नवम्बर , 2010 के का . आ . 2711 ( अ) , 
28 दिसम्बर , 2010 के का . आ . 3052 ( अ ), 28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887 ( अ ), 21 दिसम्बर , 2011 के 
का . आ . 2845 ( अ ), 17 फरवरी, 2012 के का . आ . 296 ( अ ), 23 नवम्बर, 2012 के का . आ . 2775 ( अ) , 
21 मार्च, 2013 के का . आ . 799 ( अ ), 28 मई , 2013 के का . आ . 1378 ( अ ), 14 जून , 2013 के का . आ . 
1531 ( अ), 26 सितम्बर, 2013 के का . आ . 2919 ( अ ) , 13 जून, 2014 के का . आ . 1508 ( अ) , 27 जून , 
2014 के का . आ . 1632 ( अ), 12 सितम्बर, 2014 के का . आ . 2320 ( अ), 29 सितम्बर , 2014 के का . आ . 
2542 ( अ), 11 नवम्बर , 2014 के का . आ . 2879 ( अ), 10 दिसम्बर , 2014 के का . आ . 3114 ( अ), 26 मई, 
2015 के का . आ . 1413 ( अ), 15 सितम्बर , 2015 के का . आ . 2496 ( अ), दिनांक 13 जनवरी , 2016 के 
का . आ . 101 ( अ), 7 मार्च, 2016 के का . आ . 608 ( अ ), दिनांक 25 मई , 2016 के का . आ . 1873 ( अ), दिनांक 
20 जून , 2016 के का . आ . 2192 ( अ) दिनांक 29 जून , 2016 के का . आ . 2248 ( अ ), दिनांक 05 जुलाई , 2016 
के का . आ . 2453 ( अ ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का . आ . 2614( अ ) एवं दिनांक 12 जनवरी , 2017 के का . आ . 
264 ( अ), दिनांक 3 फरवरी , 2017 के का . आ . 364 ( अ. ), दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के का . आ . 1344 (अ. ), 
दिनांक 8. 05. 2017 के का . आ . 1475 ( अ ), दिनांक 21. 06. 2017 के का . आ . 2019 ( अ ), दिनांक 6.07. 2017 


[ 411 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ato fol. 311 . 2152 ( 37), ferich 23. 08 .2017 to T.371. 2752 ( 3T) Bit farligt 06 . 10 .2017 ao fol. 311 . 
3293( 37) site farin 7 7974 , 2017 2 FT. 311. . 3556 ( 37 ) S HTEZH À Fianfeta Polt PITI 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture , Cooperation and Farmers Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th December , 2017 
S .O . 4082 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3 of the Destructive Insects 
and Pests Act, 1914 ( 2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant 
Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 


1. 


Short title and Commencement.- ( 1 ) This Order may be called the Plant 

Quarantine (Regulation of Import into India ) 
( Tenth Amendment) Order, 2017 . 


(2) It shall come into force on the date of its 

publication in the Official Gazette . 


2 . 


In Chapter I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , under the existing entries relating 
to clause 2 under the heading Definitions after serial number ‘ xxxiv the following entries shall be inserted , 
namely : 
* (xxxv ) Animal Feed – Kibbled -crushed seeds/ pellets / dried cake form thereby denatured and free from weed 
seeds ,bacterial and fungal pathogens. 
In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003 , under the heading “ Seaports ” , 
after serial number 43 , and under the heading “ Airports ” , after serial number 20 , and the entries relating thereto 
the following serial numbers and entries shall be added , namely : 


3 . 


In 


a 


Seaports 
44 . ‘Kamarajar Port , Chennai ( Tamil Nadu ) 


Airports 
20 . HALCON Ozar Airport , 
Nashik (Maharashtra ) 


4 . 


In Schedule II of the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order , 2003 after serial number 71 and 
the entries relating thereto the following serial number and entries shall be added , namely : 


Place 

State 
“ 72 Tumb ( Tal - | Gujarat 
Umbergaon ) 


Status 

Jurisdiction of PQ Station 
| Inland Container Regional Plant Quarantine 
Depot 

Mumbai.” 


Station , 


5 . Amendment of Schedule VII .- In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) 
Order , 2003 : 


Against the existing serial numbers 19 and the entries relating thereto , respectively , the following entries shall be 
replaced namely: 


“ 19 . Animal Feed – Kibbled -crushed seeds/ pellets/ dried cake form thereby denatured and free from weed 
seeds , bacterial and fungal pathogens. “> 


[ F .No .8 -21/ 2017 -PP .II ] 
ASHWANI KUMAR , Jt. Secy . 


Note : - 


The Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of India , 
vide, number S . O . 1322 ( E ) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number 
S . O . 167 ( E ) , dated 6th February 2004 , S . O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S . O . 644 ( E ), dated 31st May 
2004 , S .O . 263(E ), dated 25th February 2005 , S .O . 462 ( E ), dated 31st March 2005 , S .O . 1121 (E ), dated 
14th July 2006 , S .O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S . O . 1873 (E ), dated 31st October 2006 , S .O . 2074 ( E ), 
dated 6th December 2006 , S. O . 2069 (E ), dated 3rd December, 2007 , S .O . 3 (E ), dated 1st January , 2008 , 
S . O . 2847 ( E ), dated 8th December, 2008 , S . O . 2888 ( E ), dated 15th December, 2008 , S . O . 2286 (E ), dated 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii )] 
9th September, 2009 , S .O . 2390 (E ), dated 16th September, 2009, S . O . 3269 ( E ), dated 23rd December, 
2009 , S .O . 3298 ( E ), dated 24th December , 2009 , S .O . 907 (E ) , dated 21st April , 2010 , S . O . 2095 ( E ), dated 
27th August , 2010 , S . O . 2284 ( E ), dated 15th September, 2010 , S .O . 2516 (E ), dated 11th October, 2010 , 
S .O . 2711 (E ) dated 4th November , 2010 , S .O . 3052 (E ) dated 28th December , 2010 , S .O . 887 (E ) dated 
28th April , 2011, S .O . No. 2845 ( E ) dated 21st December, 2011, S .O . No. 296 (E ) dated 17th February, 2012 , 
S . O . 2775 (E ) 23rd November, 2012 S . 0 .799 ( E ) dated 21st March , 2013, S .0 . 1378 (E ) dated 28th May , 2013 , 
S .O . 1531( E ) dated 14th June , 2013 , S . O .2919 (E ) dated 26th September, 2013, S .O . 1508 ( E ) dated 13th June , 
2014 , S .O . No. 1632 ( E ) dated 27th June , 2014 , S . O . No.2320 ( E ) dated 12th September , 2014 , 
S . O . No. 2542 ( E ) dated 29th September, 2014 , S .O . No . 2879 ( E ) dated 11th November, 2014 , 
S . O . No. 3114 ( E ) dated 10th December, 2014 , S . O . No. 1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S . O . No. 2496 ( E ) 
dated 15th September , 2015, S .O . No. 101 ( E ) dated 13th January, 2016 , S . O . No. 608 ( E ) dated 7th March , 
2016 S . O . No. 1873 (E ) dated 25th May, 2016 , S . O . No. 2192 (E ) dated 20th June, 2016 , S . O . No. 2248 ( E ) 
dated 29th June , 2016 , S . O . No.2453 ( E ) dated 5th July , 2016 , S . O . No. 2614 ( E ) dated 5th August , 2016 , 
S . O . No.264 (E ) dated 12th January , 2017 , S . O . No. 364 (E ) dated 3rd February , 2017 , S .O . 1344 ( E ) dated 
27th April , 2017 , S . O . 1475 (E ) dated 8th May, 2017 and S .O . 2019 (E ) dated 21st June, 2017 and 
S .O . 2152 ( E ) dated 6th July, 2017 , S .O . No. 2752 (E ) dated 23rd August, 2017 ,S. O . No. 3293( E ) dated 6th 
October , 2017 and S .O . No.3556 (E ) dated 7th November , 2017. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
ALOK 

by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 12 .30 
11 : 26 :07 + 05 30 


